निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 870 ) 


5 अग्रहायण 1935 ( श० ) 
पटना, मंगलवार , 26 नवम्बर 2013 


शिक्षा विभाग 


आदेश 

18 नवम्बर 2013 
सं0 4 / सू01 - 15 / 2008 –1942 - श्री नारायण प्रसाद, उप निदेशक (प्रशासन) के सेवानिवृति के फलस्वरूप 
पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या - 943 दिनांक 03.04.2007 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए श्री सत्य 
नारायण पासवान , उप - सचिव को शिक्षा विभाग, बिहार , पटना के अधीन प्रशासन निदेशालय का लोक सूचना 
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 
2. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम, 
निदेशक (प्रशासन ) - सह - अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 870 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette . bih .nic .in 


